रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 97 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 97 


- - 


- 


- - 


। 


- 


- 


. 


मयमवजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


1 


. 


भाग 1 - खण्ड 1 
PART 1 - Section 1 


ans 


: 


12 


. .. . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


. 
. 


. 


1 


. 


. . . . 


सं० 212 ] 
No. 212 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 28 , 1997 / कार्तिक 6 , 1919 
NEW DELHI , TUESDAY , OCTOBER 28, 1997 /KARTIKA 6 , 1919 


वाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना संख्या -52 /( पीएन )/ 1997 -~- 2002 

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1997 
विषय -- शुल्क मुक्त स्कीम के तहत जारी अग्रिम लाइसेंसों की निर्यात दायित्व अवधि का पुन: वैधीकरण और वृद्धि । 

फा . सं . 1 / 1 / 145 / 97 - 98 पीसी2 : - 1. सार्वजनिक सूचना संख्या- 40 ( पी एन ) / 1997 -- 2002 दिनांक 9 सितम्बर, 1997 के साथ पठित 
सार्वजनिक सूचना संख्या 38 ( पी एन )/1997 -- 2002 दिनांक 1 सितम्बर, 1997 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । 

___ 2. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं को जारी करने के परिणामस्वरूप, विभिन्ननिर्यातकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि 28 -2 -1995 को अथवा 
इससे पूर्व आरी अग्रिम लाइसेंसों को 31 - 12 - 1997 तक, जैसा भी मामला हो , निर्यात दायित्व अवधि के पुनः वैधीकरण और वृद्धि की सुविधा उपलब्ध है 
जबकि 28- 2- 1995 के बाद जारी अग्रिम लाइसेंसों के मामले में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रक्रिया पुस्तक 1997 - 2002 ( खण्ड - 1 ) में अग्रिम 
लाइसेंस जारी करने के 30 महीनों के बाद पुन : वैधीकरण अथवा वृद्धि करने की विशेष रूप से व्यवस्था नहीं है । इसलिए, निर्यातकों ने मार्च, 1995 से जून 
1995 जक जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों के मामले में निर्यात दायित्व अवधि के पुनः वैधीकरण अथवा वृद्धि, जैसा भी मामला हो , हेतु अनुरोध 
किया है । 

3. मामले पर पुनः विचार करने पर निर्यात एवं आयात भीति 1997 -- 2002 के पैरा 4. 11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
महानिदेशक , विदेश व्यापार, मार्च 1995 से जून 1995 में जारी अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा पुनः वैधीकरण के 
अनुरोध या निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि, जैसा भी मामला हो , पर विचार करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था करते हैं । 

____ 4. अग्रिम लाइसेंस जारी होने की तारीख से 30 महीने से ज्यादा किन्तु अधिकतम 31 - 12 - 1997 तक निर्यात दायित्व अवधि के पुनः 
वैधीकरण अथवा अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर मार्च 1995 से सून 1995 के महीनों में जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में मुख्यालय की 
अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 40 ( पी एन )/ 1997 ~-2002 दिनांक 9 -9 - 1997 के साथ पठित सार्वजनिक सूचना संख्या 
38 ( पीएन ) / 1997 - 2002 दिनांक 1 - 9 - 1997 में दिए गए मानदण्डों के अनुसार विचार किया जा सकता है । तथापि अग्रिम लाइसेंसों जहां अग्रिम लाइसेंस 
आरी होने की तारीख से निर्यात दायित्व की अवधि 30 महीने से ज्यादा है , के मामले में निर्यात दायित्व की अवधि की मंजूरी/ अग्रिम लाइसेंस पर लगाये गए 
निर्यात दायित्व के पूरे न किए गए मूल्य पर 5 % जुर्माने के बराबर राशि के भुगतान के तहत होगी । 
5 . इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

एस. बी . महापात्र, 
महानिदेशक विदेश व्यापार 


2787GI / 97 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


(PART |- - Sec. 1 ] 


MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 52 /(PN ) 1997 – 2002 

New Delhi, the 28th October , 1997 
Subject : Revalidation and Extension in Export Obligation Period of Advance Licences issued under duty Exemption 

Scheme. 

File No. 1 / 7/ 145 /97 - 98 /PC . ] : - Attention is invited to Public Notice No. 38 ( PN )/ 1997 -2002 dated 1st September , 
1997 read with Public Notice No . 40 dated (PN )/1997 - 2002 daled 9th September, 1997. 

2 . Consequent upon the issuance of aforesaid Public Notices, representations have been received from various export 
ers that the advance licences issued on or before 28 - 2 - 1995 enjoy the facility of revalidation or oxtension in export obligation 
period , as the case may be , upto 31 - 12 - 1997 whereas, the same is not available in respect of advance licences issued after 
28 -2 - 1995 as the Handbook of Procedures, 1997 - 2002 ( Vol. 1) does not specifically provide for extension or revalidation 
beyond 30 months of issue of advance licence . Hence , they have requested for allowing revalidation or extension in export 
obligation period , as the case may be , upto 31- 12 - 1997; in respect of advance licences issued in the Month ofMarch , 1995 to 
June, 1995. 

3 . On reconsideration of the matter, the Director General of Foreign Trade in exercise of the powers conferred upon 
him under Paragraph 4 . 11 of Export and Import Policy , 1997 - 2002makes the following arrangement in respect of advance 
licences issued in the month of March , 1995 to June, 1995 for considering the request of revalidation or extension in export 
obligation period , as the case may be , by the Advance Licensing Committee . 

4 . The request for revalidation or extension in export obligation period , as the case may be, beyond 30 months from 
the date of issuance of the advance licence but maximum upto 31 - 12 - 1997 , in respect of advance licences issued in the month 
ofMarch , 1995 to June, 1995 ,may be considered by Advance Licensing Committee , Hqrs, in accordance with the parameters 
as laid down in the Public Notice No. 38 (PN ) /1997 – 2002 dated 1-9 - 1997 read together with Public Notice No. 40 (PN )/ 
1997 - 2002 dated 9 - 9 - 1997. However, grant of extension of export obligation period in the advance licences where export 
obligation period exceeds 30 months from the date of issue of the advance licence will be subject to payment of an amount 
equivalent to a penalty of 5 % on the unfulfilled value of export obligation imposed on the advance licence. 
5 . This issues in Public interest. 

S .B . MOHAPATRA , 
Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager , Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

And Published by the Controllor of Publications, Delbi- 110054 — 1997 


